


राह तलाशनेबनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों कें आदान-प्रदान के जरियें। में एक जरिया 


नई सीरीज नम्बर 274 





'मजदूरसमाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी 
में इन्ठरनेट पर है | देखें- 


< हञए:/शभ्षि08080 
गराक्यु3005॥80747.002590.00॥7> 








डाक पता : मजदूर लाइब्रेरी, 
आटोपिन झुग्गी,एन.आई.टी. 
फरीदाबाद --200॥ 


जनवरी 2044 





यूरोप में उथल-पुथल 


- लन्‍्दन में काम॑ करता एक मजदूर 


रा रुपये-पैसे की व्यवस्था, सरकारों पर 
बढते कर्ज, कटौतियों वाले कदम, आम हडतालें 


है। जर्मनी में रेडियो-टी वी-अखबारों ने पूछा, 
यूनानियों के लिये हम भुगतान क्‍यों करे ?" 

| यूनान में रेडियो-टी वी-अखबारों ने जर्मनी 
सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आरौप 
लगाये कि वे यूनान सरकार को कर्ज के बदले 
खर्च में कटौतियों के लिये “मजबूर” कर रहे हैं। 
दुख की पंक्ति में अगले देश आयरलैण्ड और 
स्पेन थें। निर्माण, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के 
धराशायी होने से स्पेन में बेरोजगारी बढ कर 20 
प्रतिशत हो गई |इस बार साहबों को सरकारों के 
भारी कर्जों को समझाने में अधिक कठिनाईयाँ 
हुई | सन्‌ 2000 से आयरलैण्ड अर्थव्यवस्था में 
उछाल वाला देश था और वह। बेहतर वेतन पाने 
के लिये जर्मनी से काफी युवा गये थे। ऐसे में 












































में सामाजिक उथल-पुथल उस स्तर तक पहुँच 
गई जो कि 40 वर्ष के दौरान देखा नहीं गया-था | 
2008-अन्त में विश्व मण्डी हिल गई थी। 
यूरोप में सरकारों ने हमें बताया था कि यह 
- अमरीका में बैंकों की ही समस्या थी जिन्होंने उन 
लोगों को सस्ती दर पर कर्जे दिये थे जो कि उन्हें 
लौटाने में असमर्थ थे | हम ने अमरीका में मध्यम 
वर्ग के लोगों को नौकरी तथा घर खोते और 
नतीजतन तम्बुओं में रहते देखा | मकान खाली 
रहे क्योंकि उन में रहने का खर्च उठाने वाले नहीं 
रहे | नई कारों के ढेर लग गये क्योंकि ऋण के 
बिना कोई उन्हें खरीद नहीं सकती-सकता था | 
और हमने सोचा कि यह सिर्फ अमरीका वालों की 
समस्या थी । ु 
संकट ने कुछ विश्व स्तर की कम्पनियों, 
विशेषकर वाहन उद्योग वालियों को जकड़ में ले 
लिया |अक्टूबर2008 और फरवरी 2009 के बीच 
जर्मनी में करीब 8 लाख अस्थाई मजदूरों की 
नौकरियाँ छूटी पर साहबों के लिये इसे छँटनी' 
कहना आवश्यक नहीं | यूनियनों की सहमति 
तथा सरकार से आर्थिक सहायता कें द्वारा स्थाई 
मजदूरों की तनखा में कुछ कमी कर कम समय 
काम करवाया गया | फ्रान्स में नौकरी छूटने की 
क्षतिपूर्ति के लिये मजदूरों ने मैनेजरों को कार्यालयों 
में बन्द किया और फैक्ट्रियों को उड़ा देने की 
धमकियाँ दी..... पर सामान्यतः लगा कि संकट 
की पहली लहर से यूरोंपवासी बच गये हैं | 
2009 के दौरान यह साफ-साफ दीखने लगा 
कि अमरीकी बैंक ही नहीं, बल्कि यूरोप के सब बड़े 
बैंक भी कर्ज के धन्धे में शामिल थे | हमें कहा गया 
कि बैंकों के उच्च अधिकारी लालची थे पर 
अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये सरकारों के लिये 
बैंकों को बचाना जरूरी था। यूरोप में सरकारों 
पर कर्ज बढें | सन्‌ 200 में यूनान की सरकार ने 
घोषणा की कि ऋण लौटाने में उसे कठिनाईयाँ 
होंगी | यूरोप के केन्द्रीय बैंकों नेयूनान सरकार 
को पैसे दिये | जर्मनी में हमें कहा गया कि यह 
यूनानियों की. हीं समस्या थी क्‍योंकि वे बहुत 
पहले, यानी 59 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत हो 
जाते हैं और सरकार को उन्हें पेन्शन देनी पड़ती 


ऋण संकट सब सरकारों पर दुष्प्रभाव डाल रहा 
है और कि मुद्रा व्यवस्था के तौर.पर यूरो खतरे में 
है | साहब लोग कहने लगे कि हम संब को पैसे 
बचाने होंगे और अधिक समय-अधिक आयु तक 
काम करना होगा। साहबों ने मजदूरों की उस 
पीढी को यह कहा जो यह मानेगी ही नहीं क्योंकि 
इन बीस वर्षों में हम ने तनखायें घटती देखी हैं 
स्थाई नौकरियों का स्थान अस्थाई नौकरियाँ 
लेती आई हैं, काम का बोझ बढता रहा है - तो, अब 
“हम गहराते संकट में क्यों हैं ? 

2070 अआते-आते यूरोप में सब सरकारों ने 


की आयु में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र के वरकरों के 
वेतन में कमी, विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि, 
बेरोजगारी भत्ते में कटौती आदि। इंग्लैण्ड में 
सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियाँ समाप्त करने 
की घोषणा जिससे 5 लाख अन्य नौकरियाँ खत्म 
होंगी; बेरोजगारों से भत्ते में ही (वैततन दिये बिना) 
काम करवाया जायेगा; विद्यालयों में गरीब छात्रों 
को यातायात, पुस्तकों आदि के लिये आर्थिक 
सहायता बन्द की जायेगी ।आयरलैण्डमें सरकार 
ने न्यूनतम वेतन में 0 प्रतिशत कटौती की 
घोषणा की | कई सरकारों ने अपनी सीमाओं को 
प्रवासी मजदूरों के लिये अधिक सख्ती के साथ 
बन्द करने की घोषणायें की।... 

यूरोप में संसदों, कम्पनी मुख्यालयों और 
स्टॉक एक्सचेंजों (सट्टा बाजारों) की दुनियाँ में 
'भय का माहौल है। बचत-कटौती वाले कदम 


यूरोप में सरकारों को घोषणा करनी पड़ी की 


व्यय में कटौतियों की घोषणायें की : सेवानिवृति 


मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद - 200 (यह जगह बाटा' चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है। ) 


सरकारों तथा यूरो मुद्रा की विश्वसनीयता में 
“मार्केट” के भरोसे कीं पुनः स्थापना के लिये हैं | 
लेकिन लगता है कि इन कदमों का परिणाम आम 
जन द्वारा सरकारों में भरोसा खोना है | प्रदर्शनों, 
हड़तालों, पुलिस के संग टकरावों, सरकारी 
इमारतों पर आक्रमणों की तस्वीरों से समाचार 
भरे हैं। 

सितम्बर के दौरान फ्रान्स में कई एक दिवसीय 
आम हड़तालें, स्पेन में 29 सितम्बर कौ आम 
हड़ताल, पुर्तगाल में 24 नवम्बर को आम हड़ताल, 
इंग्लैण्ड में 0 नवम्बर को छात्रों का विशाल प्रदर्शन, 
इटली में छात्रों ने 27 नवम्बर को अधिकतर बड़े 
शहरों को बन्द किया, आयरलैण्ड के इतिहास में 
27 नवम्बर को सबसे बड़ा प्रदर्शन, यूनान में 5 
दिसम्बर को एक और आम हड़ताल....... 

फ्रान्स में दस लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर 
थे पर आम हड़ताल में वास्तविक हिस्सेदारी 20 
प्रतिशत के करीब थी और वह भी सिर्फ सरकारी 
क्षेत्र में | संगठन के कुछ नये स्वरूप दिखे ; भिन्‍न 
पेशों की संयुक्त आम सभायें, सड़कों और 
रेलपटरियों को जाम करना | खाली स्थानों पर 
दिन-भर मस्ती करते, खाते-पीते, बातें करते 
संगीत के मजे लेते लोग | हड़तालें अलग-अलग 
क्षेत्रों के मजदूरों को साथ लाई लेकिन.... पेरिस. 
में कूड़ा उठाने वालें सरकारी कर्मचारी हड़ताल 
पर थे जबकि कम्पनियों के कूड़ा उठाने वाले 
कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हुये। ऐसे में 
कुछ मजदूरों ने कूड़ा जलाने के ठिकानों के रास्ते 
रोके | कूड़े के ढेर लगे पर यह मज़दूरों के बीच 
विभाजन से पार नहीं पा सका | सरकार ने काम 
पर नहीं लौटनें पर जैल की धमकी दी । 

स्पेन में युवा बेरोजगारों की बढती सँख्या 
और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच विभाजन 


और भी चौड़ा लगता है | जब आम हड़ताल का 


आह्वान किया गया तब सरकारी कर्मचारियों पर 
विशेषाधिकार प्राप्त वरक्रर होने का आरोप सरकार 
ने लगाया। स्पेन की समाजवादी सरकार ने 
परिवहन, चिकित्सा, कूड़ा एकत्र करनें वाले 
सरकारी विभागों में न्यूनतम आवश्यक कार्य 
जारी रखने पर जोर दिया, जुर्माने की धमकी दी | 
सरकारी क्षेत्र के वरकरों ने कुछ दिन धमकियों 
को अनसुना किया पर फिर यूनियन ने सरकार 
की माँग स्वीकार कर(बांकी पेज तीन पर) 





गुड़गाँव में मजदूर 


पहली जुलाई 200 से हरियाणा सरकार द्वारा तिर्धारित न्यूनतम वेतन इस प्रकार हैं : अकुशल यजदूर (हैल्पर) 4348 रुपये (# घण्टे के 767 रुपये) 
उच्च कुशल मजदूर 4५98 रुपये (8 घण्टे के 722 उपये)/ कम से कम का मतलब है इन से कम तनखा देना गैरकानूनी है / इस सन्दर्भ में 25-50 
पैसे के पोस्ट कार्ड डालने के लिये एक पता : श्रम आयुक्त, हरियाणा सरकार, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-7, चण्डीगढ 


मेदान्त दी मेडिसिटी मजदूर : “झाड़सा 
रोड़, राजीव चौक पर स्थित जमीन से नीचे 4 
मंजिल और ऊपर १6 मंजिल के 250 बिस्तर 
वाले अस्पताल में हाउसकीपिंग, जनरल ड्युटी 
असिस्टेन्ट, सेक्युरिटी गार्ड, ड्राइवर, नाई, धोबी 
को ठेकेदारों के जरिये रखा है | हाउसकीपिंग में 
कहने को 8-8 घण्टे की त्तीन शिफ्ट हैं, अधिकतर 
वरकर रोज १6 घण्टे ड्युटी करते हैं, तनखा 
4348 रुपये और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट 
से | जनरल ड्युटी असिस्‍्टेन्ट्स और सेक्युरिटी 
गार्डों की ।2-१2 घण्टे की दो शिफ़्ट हैं | जनरल 
ड्युटी असिस्टेन्ट 500 के करीब हैं और इन्हें 2 
घण्टे रोज पर 30 दिन के 7500 रुपये देते हैं । 


सरकारी त्यौहार वाले दिन 8 घण्टे ड्युटी का 


दुगुनी दर से भुगतान करते हैं और 4 घण्टे का 
सिंगल रेट से | एक ठेकेदार के ज़रिये रखे गाडडों 
को १2 घण्टे रोज पर 26 दिन के 6700 और दूसरे 
के गार्डों को 6200 रुपयें देते हैं - ई.एस.आई. व 
पी.एफ. की राशि काट कर। दो कैन्टीन हैं। 
ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों वाली कैन्टीन में 
बहुत दिक्कत है - 20 रुपये में 4 से ज्यादा रोटी 
नहीं देते, सब्जी एक ही बार देते हैं, पेट नहीं 
भरता | बारह घण्टे की ड्युटी में एक कप चाय भी 
. नहीं देते | डॉक्टर, टैक्निशियन, नर्स कम्पनी ने 
स्वयं रखे हैं | नर्स की तनखा 4000, टैक्निशियन 
की 22000, जुनियर डॉक्टर की 50000 रुपये | 
इनकी दिन में 6-6 और रात में 2 घण्टे की शिफ्ट 
' हैं ।एक नर्स एक शिफ्ट में तीन बिस्तरों पर मरीजों 
की देखभाल करती है ।मरीज द्वारा अकेले कमरा 
लेने की फीस 5000 रुपये प्रतिदिन है और एक 
* कमरे में दों की 3000 + 3000 रुपये | अस्पताल 
में जगह-जगह कैम्नरे लगा रखे हैं।' 
शिवम्‌ ऑटोटेक श्रमिक : “ 
प्रत्थर, एन एच 8, बिनौला स्थित फैक्ट्री में तीन 
ठेकेदारों के जरिये रखे 750 मजदूरों की 2-१2 
घण्टे की दो शिफ्ट हैं,ओवर टाइम के पैसे सिंगल 
रेट से | सितम्बर 999 में आरम्भ हुई फैक्ट्री में 
अधिकत्तर मजदूर स्थाई थे पर तनखा बहुत्न कम 
थीं, जबरन ओवर टाइम पर रोकते थे, गालीं देते 
थे, अपमानित करते थे.... 2005 में होण्डा घटना के 
होते ही मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में हवन करवाया और 
तनखा में 900 रुपये बढाये.... असन्तोष जारी रहा 
और १00 रुपये चन्दा (500+500+00) दे कर 
स्थाई मजदूरों ने एटक यूनियन बनाई। एक 
मजदूर को मुर्गा बनाने पर पाँच दिन की हड़ताल 
हुई तब यूनियन और मैनेजमेन्ट के बीच तीन 
वर्षीय समझौता हुआ । तीन किस्तों में 2700 रुपये 
वेतन वृद्धि, जबरन रोकना बन्द, गाली बन्द, ग्रुप 
इन्सेन्टिव स्कीम आरम्भ.... और ठेकेदार के 
जरिये रखे मजदूर बढायैंगे। आरम्म में स्थाई 


मंजदूर सन्तुष्ट पर फिर असन्तोंष.... अब आधे | , 


२ ठेकेदार के जरिये रखे हैं और>उनकी 
बरी 207 


58 किलोमीटर . 


तनख। 4348 तथा 5600 रुपये है जबकि स्थाई 
मजदूरों की 0000-9000 रुपये | डर | हर वर्ष 
यूनियन चुनाव होते हैं, गुटबाजी है, 7 यूनियन 
लीडर काम नहीं करते अथवा नाममात्र का करते 
हैं [हर महीने स्थाई मजदूर 20 रुपये चन्दा देते 
हैं | फैक्ट्री में यूनियन कार्यालय बनाने की माँग 
नहीं मान कर कम्पनी हर महीने यूनियन की 2000 
रुपये देती है। इनसेन्टिव स्कीम मीठी गोली 
निकली | यहाँ हीरो होण्डा, बॉश, माइको के 
हिस्से-पुर्जे बनते हैं |' 


स्पार्क कामगार : “ 66 उद्योग विहार फेज- 


॥ स्थित फैक्ट्री में काम करते 400 मजदूर एक 


ठेकेदार, एम आर स्टिचवैल के जरिये रखे हैं। 
ई.एस.आई. व पी.एफ.-की राशि 5-6 मजदूरों 
की तनखा से ही काटते हैं |भविष्य निधि कार्यालय 
से पूछा तो पता चला कि 4-5 वर्ष से पी.एफ. राशि 
जमा ही नहीं की है | यहाँ लियोजिन, सारलेट, 
डी पी एम कं लिये वस्त्र तैयार किये जाते हैं । 
मार्क्स एक्सपोर्ट वरकर : “ 370 उद्योग 
विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री मैं घागे काटने वालों 
की तनखा 3500 और सिलाई कारीगर व चैकर 
की 4864 रुपये | सुबह 9५ से रात 8 की ड्युटी 
हैऔर रात 7]बजे तक रोक लेते हैं |।ओबर टाइम 
के पैसे सिंगल रेट सें। यहाँ चिकोस का माल 
बनता है |जिस दिन बायर प्रतिभिधि आते हैं उस 
रोज 500 मजदूरों में से 50-60 को बाहर निकाल 
देते हैं और उस दिन के पैसे उन्हें नहीं देते । 
निओलाइट मजदूर ; ” 396 उद्योग विहार 
फेज-3 स्थित फैक्ट्री में 500 मजदूर2-2 घण्टे 
की दो शिफ्टों में वाहनों की लाइट बनाते हैं | दिन 
वालों को दो दिन में एक बार 46 घण्टे तक रोकते 
हैं और तब रोटी के लिये 30 रुपये देते हैं | रविवार 
कोभी 2 घण्टे काम | जबरन हैओवर टाइम, महीने 
में 50-200 घण्टे, भुगतान सिंगल रेट से | 
हरसूर्या हैल्थकेयर श्रमिक : “0-१] 
उद्योग विहार फेज-4 स्थित फैक्ट्री में 900 मजदूर 
१2-72 घण्टे की दो शिफ्टों में आई वी कैनुला 
बनाते हैं। जबरन ओवर टाइम और भुगतान 
सिंगल रेट से.... बहुत अधिक निर्धारित उत्पादन 
के कारण हाथों में सूईयाँ बहुत चुभती हैं - 
प्राथमिक उपचार के बाद टेप लगा कर काम करो, 
मशीन बन्द नहीं होनी चाहिये..... 2 घण्टे में दो 
बार हीं शौचालय जा सकते हों और वह भी 
रजिस्टर में साय दर्ज कए 5 मिनट से ज्यादा 
होने पर डॉट-फ़टकार. . के जीन में घटिया भोजन 
की थाली १5 रुपये में भ॑।ड़ बहुत अधिक, खाना 
खाते समय बैठने के लियें जगह नहीं, भोजन 
अवकाश के आधे घण्टे में मुश्किल से भोजन 
करना, एक-दो मिनट देरी पर डॉट-फटकार..... 
जगह-जगह कैमरे लगा रखेहैं.... तनखा दैरी से. 
»गालियाँ..... इन परेशानियों से पार पाने के लिये 
तीन महीने से यूनियन बन रही है | ऐसे में गाली 
“टै 





(प्रतियाँ नि:शुल्क बाँटने का प्रयास करते 


देना- बन्द हो गया है पर कम्पनी ने कैजुअल 
बरकरों को ठेकेदार के जरिये रखे मजदूर बना 
दिया हैं.... और फार्म भरने से पहले ठेकेदार 
इस्तीफा लिखवा रहा है। यूनियन प्रधान ने 
इसका विरोध किया तो दिसम्बर को उसे 
निलम्बित कर दिया | इस पर उत्पादन ढीला हो 
गया है और कम्पनी एक-एक कर मजदूर 
निकालने लगी है | इधर मैनेजमेन्ट ने दो बन्दूक 
वाले खड़े कर दिये हैं।' 

आर के फुटवियर कम्पोनेन्ट्स कामगार : 
“787 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में रोज 
सुबह 8 से रात 8 की ड्युटी है और महीने में 5- 
20 बार रात 2 बजे तक रोकते हैं | रविवार को भी 
काम | ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से | 
रात 2 बजे तक रोकते हैं तब रोटी के लिये 20 
रुपये देते हैं | हैल्परों की तनखा 3600-4000 और 
ऑपरेटरों की 4000-4500 रुपये | ई.एस.आई.व 


।पी.एफ.50 मजदूरों में 70 की ही हैं | यहाँ लखानी 


फ़रीदाबाद, अमर शूज नोएडा, लाइनर 
आगरा, लिबटी करनाल, गुडलैदर चेन्ने के 
लेडीज जूतों की हील व सोल बनते हैं | साहब 
गाली देते हैं, मारपीट भी करते हैं।” 

: कैजुअल वियर मजदूर : “263 उद्योग 
विहार फेज-4 स्थित फैक्ट्री में 90 पुरुष और 50... 
महिला मजदूरों की सुबह 9 से रात 9 की ड्युटी 
है, रात ] बजे तक रोक लेते हैं | रात । बजे तक 
काम पर रोटी के लिये मात्र 20 रुपये देते हैं । 
ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से | यहाँ गैंप के. 
लिये वस्त्र तैयार किये जाते हैं। नवम्बर की 
तनखा 8 दिसम्बर को जा कर दी |” 

एनेक्सकों टैकक्‍्नोलॉजी कामगार : “ 57 
नौरंगपुर स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे 
नये हैल्परों की तनखा 3600 रुपये, ई.एस.आई 


“नहीं, पी.एफ. नहीं | 
औमेक्स ऑटो कामगार : “ प्लॉट 6 सैंक्टर- 
3३,आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में दिन की 


0% घण्टे और रात की 3५ घण्टे की दो शिफ्ट 
हैं| महीने में ।50 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान 
सिंगल रेट से | कम्पनी चाय के लियेंकप-ग्लास नहीं 
देती-अपने लाओं, एक स्टील के ग्लास से 6 लोग 
काम चलाते हैं.।' इ 

यूरोप में उथल-पुथल को अधिक 
स्थान की आवश्यकता के कारण 
इस बार हम फरीदाबाद में मजदूरों 
की बातें नहीं दे पा रहे। 


महीने में एक बार छापते हैं, 9000' 





हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात 
गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें अन्यथा 
भी चर्चाओं के लिए समय निकालें। . । 


फकजत्गए एकशाकतााए 









यूरोष में उथल-पुथल. ...... 


ली | वायुसेवा नियन्त्रकों ने हड़ताल की तो स्पेन 
सरकार ने वायु सेना बुला ली... 

इंग्लैण्ड में कटौतियों की घोषणा से हर 
किसी को आघात लगा था पर आम विरोध के 
लिये कोईआहवाननहीं हुआ |कटौतियाँ स्थानीय 
स्तर पर लागू की जाती हैं : दक्षिण लन्दन स्थित 
एक विद्यालय के 200 अध्यापकों में से 6 को 
निकालना | यूनियन ने कहा कि वह “जबरन 
निकालना” स्वीकार नहीं करेगी पर यह कहने के 
अलावा उसने और कुछ नहीं किया यह कहते हुये 
कि वैधानिक परिस्थितियों में कुछ नहीं किया जा 
सकता | विद्यालंय प्रबन्धन ने दबाव बनाया : कई 
वर्षों से पढा रहे हर शिक्षक को एक “परीक्षा''देनी 
होंगी..... दबाव के परिणामस्वरूप 6 अध्यापकों 
ने "स्वेच्छा से सेवानिवृति" ले ली | मेरे कार्य क्षेत्र, 
कचरा एकत्र करने वाले 9 ज्रकों में से 2 ट्रक 
प्रबन्धन ने हटा दिये, बचे 7 ट्रकों और मजदूरों 
द्वारा अतिरिक्त काम करना..... 70 अस्थाई 
मजदूरों को बुलाना बन्द कर देंगे और यह खबर 
भी नहीं बनेगी । पर फिर एक छोटा आश्चर्य हुआ | 
छात्र यूनियन ने विश्वविद्यालय फीस बढाने के 
विरोध में 0 नवम्बर को प्रदर्शन का आहवान 
किया | (पढाई पूरी करते-करते अधिकतर छात्र 
7-75 लाख रुपये के कर्ज में हो जाते हैं)। 
पहलेपहल यह सामान्य प्रदर्शन लगा : कुछ 
नेताओं के माषण, रूट पर हाँकते छोटे नेता, नारे | 
लेकिन फिर कई हजार छात्रों ने प्रदर्शन का आध्ि 
कारिकरास्ताछोड़कर शासक पार्टी की इमारत 
को घेर लिया |खिड़कियाँ तोड़ी, कार्यालयों और 
छत पर कब्जा, ठण्ड में जगह-जगह आग जला 
कर उसके इर्द-गिर्द नाचना-गाना । पुलिस चकित 
थी, सरकार खार खाये | छात्र यूनियन प्रधान ने 
“उग्र अल्पसँख्या" पर आरोप लगाया। इस 
मामले ने विद्यालय तथा विश्वविद्यालय छात्रों को 
कुछ ताजगी दी। लेकिन फिर फीस वृद्धि के 
विरोध में दस-बीस हजार छात्रों वाले 30-40 
विश्वविद्यालयों में 300-500 छात्र हीं सक्रिय रहे. 
“परन्तु विद्यालय छात्रों पर नियन्त्रण मुश्किल | 
स्कूल छात्रों की आर्थिक सहायता में तो कटौती 
की ही गई है पर वैसे भी वे गुस्से में हैं | विद्यालय 
छात्र मुख्यत्त: इन्टरनेट और मोबाइल फोन के 
जरिये संगठित होते हैं - चाणचक्क प्रदर्शन की 
सूचना के लिये बनी वैब-साइट से 85,000 जुड़े | 
प्रदर्शन के दिन वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते 
हैं, स्कूलगेट पर ताला लगा होने पर दीवार फान्द 
कर निकलते हैं, विश्वविद्यालय छात्रों को बुलाने 
जाते हैं [पुलिस उन से निपठ नहीं पा रही क्योंकि 
कोई भाषण नहीं, कोई छुटभैया नेता हाँकने के 
लिये नहीं, कोई निर्धारित रूट नहीं ।पहले प्रदर्शन 
के समय हजारों विद्यालय छात्रों को जमा देने 
वाली ठण्ड में 5-9 घण्टों के लिये खुले में बाड़ों में 
बन्द करने में पुलिस सफल रही थी । पुलिस को 
आशा थी कि आगे से वे नहीं आयेंगे। लेकिन 
अगलीबार क प्रदर्शनके दौरान पुलिस के सामने 
आते ही कई हजार के सयूहों में स्कूल छात्र मिन्‍्न॑+ 

वश/ई004:-- - की 


भिन्‍न दिशाओं में दौड़ पड़े | वे लन्दन की मुख्य 
सड़कों पर दौड़े जो कि सामान्यतः कारों और 
खरीददारों के लिये आरक्षित होती हैं | जब छात्रों 
नेराजकूमार चार्ल्स की कार को देखा तो उस पर 
आक्रमण किया। विद्यालय छात्रों में से कुछ 
चिल्ला रहे थे, “ हम लन्दन की गन्दी बस्तियों से 
हैं” जबकिं कुछ विश्वविद्यालय छात्र हाथों में “मैं 
कूड़ा उठाने वाला नहीं बनना चाहता” लिखा 
लियें थे। राजनीतिक पार्टियों के नारों और 
झण्डों की बजाय गत्तों पर कुछ ऐसा लिखा देखा, 
“मैं चाहता हूँ कि कुछ सुन्दर कहूँ, पर मैं कह नहीं 
सकती", बड़े अक्षरों में “यह कोई अच्छा साइन 
(लक्षण) नहीं है|” 

स्थानीय परिषदों को अलग से घोषणा करनी 
हैं कि कहाँ पैसों की कटौती की जायेगी, कहाँ से 
मजदूरों को निकालना है | आजकल इन स्थानीय 
संसदों की मीठिंगों में विरोध करने वालों को 
व्यवधान डालने से रोकने के लिये इनकी सुरक्षा 
सैंकड़ों पुलिसवालों को करनी पड़ रही है | कुछ 
राजनीतिज्ञ कहते हैं, “आप जनतन्त्रं के खिलाफ 
कदम उठा रहे हैं।” अखबार-रेडियो-टी वी 
“जनततन्त्र के लिये कटौतियाँ स्वीकार करो | 
चुनी हुई सरकार हैं |” वाली बातें अधिकाधिक 
कह रहे हैं। 


इंग्लैण्ड में प्रदर्शनों की तस्वीरें यूरोप में घूमी । ः 


कुछ दिन बाद इटली में छात्रों ने सरकारी 
इमारतों पर कब्जे किये। मजदूर बस्तियों के 
लोगों ने पुलिस को दूर रखने में छात्रों की 
सहायता की | छात्र घोषणा कर रहे थे, “लन्दन 
बुला रहा हैं और हम उत्तर दे रहे हैं।” अगले 
सप्ताह छात्रों और मजदूरों ने यूनान में सरकारी 
इमारतों पर कब्जे कर लिये, पुलिस से भिडन्तें 


बड़े प्रदर्शनों के बावजूद विभिन्‍न संसदों ने 
व्यय कम करने के पक्ष में मतदान किये हैं | बड़ा 
पैमाना और कुछ हद तक “प्रतीकात्मक" 
विरोध 'प्रतीकात्मक" मतों को रोक नहीं पाये हैं | 
संघर्ष को स्वयं को दैनिक स्तर पर व्यक्त करने 
के लिये राहें दूँढनी होंगी........ रेडियो-टी वी- 
अखबार और सामाजिक वैज्ञानिक चकित हैं 
“यह युवा लोग कौन हैं? और, यह इतने गुस्से में 
क्यों हैं? क्या यह फीस में वृद्धि अथवा पैसों में 
कमी मात्र के कारण हैं?'' 
यह एक पीढी हैं जिसने इस संकट में अंपना 
यह भ्रम खो दिया है कि निजी प्रयास का परिणाम 
अच्छा भविष्य होगा | कई दशकों से विश्व-भर में 
माहौल व्यक्ति पर निजी दबाव का रहा है : 
परीक्षायें, अल्प अवधि की नौकरियाँ, निजी कर्ज । 
अमरीका में गिरवी रखे घर हों चाहे आन्ध 
प्रदेश में अति अल्प मात्रा वाले ऋण : उद्योग तथा 
सरकार के लगातार बडे होते तन्त्र एक तरफ हैं 
और दूसरी तरफ है उन लोगों का नीचें गिरता 
जीवन स्तर जिन लोगों का काम इन तन्त्रों को 
गतिशील रखता है। ऋण (अच्छे) भविष्य की 
बदहवास आशा की एक अभिव्यक्ति हैं : जब 
5 





(पेज एक का शेष) 


मुनाफा-बिक्री गड़बड़ होते हैं तब मैनेजमेन्ट- 
मार्केट-राजनीतिज्ञ समय पाने के लिये कर्ज लेते 
हैं | वे आशा करते हैं कि अधिक टैक्नोलॉजी- 
अधिक उत्पादन-कम मज़दूर-तनखाओं में कमी 


| भविष्य में “सम्पन्नता” वापस लायेंगी और कर्जे 


तब तक धन्धे की चालू रखेंगे । जबकि, साहबों के 
इन “पुनर्गठनों' के कारण बेरोजगारी बढ रही है, 
वेतन घट रहे हैं और तनखा में कमी की पूर्ति के 
लिये कर्जे लेने को मजदूर मजबूर हो रहे हैं 
मजदूरों द्वारा लिये जाते ऋण का एक हिस्सा 
शुद्ध आवश्यकता है, जबकि कर्ज का दूसरा भाग 
निजी आशा का है कि निकट भविष्य में बेहतर 
नौकरी मिल जायेगी ;कि शिक्षा पूरी करने के बाद 
बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जायेगी | निर्भरता 
की एक अभिव्यक्ति हैं करें ; ये हमें दौड़ाते रहते 
हैं, ब्याज की दरें हमें अधिक तेज दौड़ात्ती रहत्ती 
हैं, ये व्यवस्था को चालू रखते हैं हालांकि हर चीज 
- थके शरीर, पीड़ित-दुखी मित्रतायें, प्रदूषित 
प्रकृति - रुकने के लिये चीख रही है | 

इस पैमाने पर पिछली बार व्यवस्था को 
डगमगाते देखा गया था तब संकट ने यूरोप में 
सरकारों को मानवों तथा उद्योग के व्यापक 
विनाश को मजबूर किया था (939-945 की 
महा मारकाट) | वह-यह साहबों की राह थी-है.. 
हट, हमें एक अलगराह तलाशनी होगी | यूरोप में 
कुछ संघर्ष हमें आशा प्रदान करते हैं | “रोज की 
दौड़-भाग” में संकट द्वारा पैदा “जबरन रुको- 
और-जाओ  व्यवधान डाल रहा है. | यह हमें साथ 
लो सकता है एक भिन्‍न समाज, बिना रुपये-पैसे 
वाले समाज को ढूँढने-पाने-बनाने में, जहाँ हम 
मिल कर तय करें कि क्‍या चाहिये और कैसे उसे 
प्राप्त करना है | 


दिल्‍ली में... «-(पेंज चार का शेष) 

टेलरक्राफ्ट वरकर : “ए-28 व29ओखला 
फेज- स्थित कम्पनी में धागे काटती महिला 
मजदूरों को 8 घण्टे के 725 रुपये और उत्पादन 
वाले सिलाई कारीगरों को 25-225 रुपये | तीन 
सौ मजदूरों में 30-40 की ई.एस.आई. व पी.एफ 
हैं ।सुबह9%४ से रात 9 की रोज ड्युटी,रात ] बजे 
तक रोक लेते हैं । ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट 
से।नई जनरल मैनेजर ने रात 9 तक के लिये 3 





घण्टे ओवर टाइम को 2५ घण्टे और रात बजे : 


तक के 7 घण्टे को 6 घण्टे कर दिया | नई जी एम 
नेरात ॥बजे तक रोकने पर रोटी के लिये मिलते 30 
रुपये को 25 रुपये कर दिया। मजदूरों द्वारा 
विरोध करने पर इस्तीफे देने को कहा | दिवाली 
2079 पर त्यागपत्रों के बाद नई जी एम की नीति 
जारी है | शौचालय गन्दे रहते हैं। '' 
एस एम एस एक्सपोर्ट मजदूर : “ डब्लू- 

आओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 400 मजदूर « 


। महीने में 27-26 रोज सबह 9४% से रात ४ बजे 


तक काम करते हैं | ओवर टाइम के पैसे सिंगल 
रेठ से और रोटी के लिये 20 रुपयें देते हैं | ई.एस. 
आईं. तथा पी.एफ. किसी मजदूर की नहीं हैं | 
[की तनखा 2500 फोल्डरों की 3000 रुपरे 


क्क््न्श्म्श्झज रा्णाज्ात्ना 


ये में मजदूर 
अगस्त2070 से देय सँहगाई भत्ता (डी ए) की घोषणा दिल्‍ली 
सरकार द्वारा जनवरी 2077 आरम्म तक नहीं । अकुशल 
अगिक 5278 रुप्रये (8 घण्टे के 203 रुपये): कुशल श्रमिक | 
6448 रुपये [8 घण्टे के248 रुपये) / पच्ची स-पचास पैसे का 
पोस्ट कार्ड डालने के लिये एक पता : श्रम आयुक्त दिल्‍ली 
सरकार, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्‍ली-70054.... 
अनशुल मल्टीटेक मजदूर : “बी-23 ओखला फेज- 
स्थित फैक्ट्री में 250 कम्पनी द्वारा रखे और 250 दो ठेकेदारों 
के जरिये'रखे मजदूर 2-१2 घण्टे की दो शिफ्टों में पैन्ट, 
अटेची की चेन बनाते हैं | कम्पनी द्वारा भर्ती मजदूरों को १2 
घण्टे रोज पर 26 दिन के 5000-6500 रुपये देते हैं, ई.एस. 
आई. व पी.एफ. हैं पर पता नहीं किस हिसाब से इस मद में 
200-250 रुपये ही महीने में काटते हैं | ठेकेदारों के जंरिये 
रखे मजदूरों को 2 घण्टे रोज पर 26 दिन के 2800-3000 
रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, 5-7 वर्ष आधु के लड़के 
भी हैं जिन्हें जाँच के समय बाहर कर देते हैं | पानी ठीक नहीं 
-है ।शौचालय गनदे हैं | कम्पनी द्वारा भर्ती कों तनखा 7 तारीख 
को और ठेकेदारों के जरिये रखों को 5 तारीख को. 
ओरियन्ट क्राफ्ट श्रमिक : “ बी-6 ओखला फेज- 
स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने सिर्फ स्टाफ रखा है और 000 
. मजदूर एक ठेकेदार, वी.एस. गारमेन्ट्स के जरिये रखे हैं । 
सब मजदूरों की तनखां से ई.एस.आई. राशि काटते हैं पर पी 
एफ. की नहीं - पी.एफ. सिर्फ स्टाफ का है, मजदूरों का नहीं | 
हैल्परों की तनखा 5278 और 200 सैम्पल टेलरों की 6800 
रुपये - उत्पादन वाले सिलाई कारीगर कम्पनी की फेज-2 
में ही बी-4 स्थित फैक्ट्री में हैं |सुबह शिफ्ट 9५ आरम्भ होती 
है और सैम्पल टेलरों को रात8 बजे छोड़ते हैं, वाशिंग-कटिंग 
वालों को रात 9 बजे, शत । बजे छोड़ते हैं । ओवर टाइम के 
पैसे सिंगल रेट से | मजदूरों को बोनस नहीं देते, सवेतन छुट्टी 
नहीं देते | पीने का पानी खारा हैं | शौचालय साफ | रविवार 
को छुट्टी | काम के लिये बहुत दबाव के कारण मजदूरों का 
आना-जाना लगा रहता है |" 
लक्जर इन्स्ट्रूमेन्ट्स कामगार :“ प्लॉट 5व7 ओंखला 
फेज-3 स्थित्त फैक्ट्री में 200 कैजुअल वरकरों की तनखा 
5278 रुपये, ई.एस.आई. व पी.एफ, की राशि काठते हैं, 6 
महीने में निकाल देते हैं, फण्ड के पैसे मिल जाते हैं पर ई.एस. 
आई. कार्ड नहीं दैते.| स्थाई मजदूरों की तनखा 2000- 
8000 रुपये | ओवर टाइम जबरन है, दो शिफ्ट 2-2 घण्टे 
की हैं | कैजुअल वरकरों को ओवर टाइम के मात्र 3 रुपये 
“प्रतिघण्टा देते हैं और स्थाई मजदूरों को सिंगल रेट से । यहाँ 
महँगे पेन और पेन बनाने की मशीनें बनती हैं | पीने का पानी 
खारा है | स्थाई मजदूरों की यूनियन है, कैजुअल वरकरों को 
सदस्य बनाने से इत्तकार करते हैं | 
सुरक्षा कर्मी ; ” हीरो होण्डा एजेन्सी के पास, रंगपुरी 
पहाड़ी, दिल्‍ली में कार्यालय वाली ग्रुप वन सेक्युरिटी गार्डों 
से 72-१2 घण्टे की दो शिफ्टों' में महीने के तीसों दिन ड्युटी 
करवाती है । रोज 2 घण्टे पर 30 दिन के 5000 रुपये, ई,एस. 
आई. नहीं, पी.एफ. नहीं । कहीं का ठेका दूट जाता है तो वहाँ 
ड्युटी किये गार्डों को पैसे नहीं देते - घण्टों कार्यालय में 
बैठाते हैं, बार-बार आने को कहते हैं, चक्कर काट-काट कर 
गार्ड वहाँ जाना छोड़ देते हैं | गार्ड की ड्युटी करते शर्म आती 
है और डर बना रहता है क्योंकि मजदूरों की तलाशी लो, 
साहबों कों सलाम ठोको, साहबों की डॉट-फटकार सुनो और 
फिर कुछ भी गड़बड़ होने पर गार्डों पर शक किया जाता है, 
तलाशी ली जाती है। (बाकी पेज तीन पर) 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे0 के0 आफसैट ध! 
दिल्‍ली से मुद्रित किया। 7२४ 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन /॥२/780/73-2044 


डगमग्‌.... डगमग होण्डा 


होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर मजदूर : “प्लॉट ]व2 सैक्टर-3, आई एम 
टी मानेसर, गुड़गाँव स्थित फैक्टी में 47 दिसम्बर, शुक्रवार को ए-शिफ्ट में 2 बजे के करीब 
चाणचक्क स्कूटर लाइन बन्द कर मजदूरों का झुण्ड फैक्ट्री के अन्य विभागों में गया और 
हर स्थान के मजदूर जुड़ते गये | इस दौरान ड्युटी के लिये पहुँचे बी-शिफ्ट के मजदूर 
भी ए-शिफ्ट के मजदूरों से जुड़ गये | बी-शिफ्ट में उत्पादन आरम्भ ही नहीं हुआ | रात 
५ बजे कम्पनी ने अचानक रविवार की जगह शनिवार को साप्ताहिक अवकाश की 
घोषणा की |शनिषार को ड्युटी के लिये सुबह 5५:-6 बजे ए-शिफ्ट के मजदूर बस स्टापों 
पर पहुँचे और बसें नहीं आई तब आपस में'फोन द्वारा अवकाश बदलने की जानकारी 
मिली | रविवार, 9 दिसम्बर को ए-शिफ्ट में सुबह 6% बजे उत्पादन आरम्भ हुआ और 
लगातार 27 दिसम्बर तक चला जिसके बाद वार्षिक रखरखाव के लिये 2 जनवरी तक 
उत्पादन बन्द कर दिया गया......शुक्रवार, ]7 दिसम्बर को ठेकेदार के जरिये रखे एक 
मजदूर ने स्कूटर लाइन पर सहकर्मियों को सेक्युरिटी गार्डों द्वारा अपमानित करने की 
बात बताई | मजदूरों ने तत्काल लाइन बन्द कर दी | स्थाई मजदूर, कैजुअल वरकर 












































के साथ बीं-शिफ्ट मजदूर जुड़ गये | ऐसा सन्‌ 2005 के बाद पहली बार हुआ | फैक्ट्री के 
अन्दर 800 स्थाई मजदूर और तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 65500 मजदूर एकत्र हो गये | 
आठ हजार मजदूरों में चागचकक आये इस उफान से मैनेजमेन्ट हक्‍्का-बक्का | 


' प्रमुख ने माफी माँगी और कहा कि गार्ड को निकाल दिया है, वरिष्ठ मैनेजमेन्ट जन अधिकारी 
ने कहा कि आपके लिये जयपुर से आया हूँ..... मजदूरों के दिलों में जो भर। पड़ा'था वह 


से, वर्ष पूरा होने पर ठेकेदारों के ज़रिये रखे मजदूरों को 5 दिन निकालना बन्द करो | 
सवा तीन बजे बसें चली तो ए-शिफ्ट के काफी स्थाई मजदूर चले गये | यूनियन प्रधान 
4५-5 बजे पहुँचाऔर मजदूरों के माफिक सब हो जायेगा कह कर काम शुरू करने को 
कहा | स्थाई मजदूर पीछे हटे पर ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों ने भेदभाव-दुभान्त के 
बारे में यूनियन द्वारा कुछ नहीं करने पर प्रधान को खरी-खरी सुनाई | कम्पनी तालाबन्दी 
कर देगी के सुर्रे ने स्थाई मजदूरों को और पीछे धकेला पर ठेकेदारों के जरिये रखे ए तथा 
बी शिफ्ट के मजदूर काबू में नहीं आये | यूनियन प्रधान के-बार-ब्ार॑ कहने पर भी मजदूरों 
ने काम आरम्भ नहीं किया तो प्रधान नाराज हों कर चला गया | बी-शिफ्ट में काम आरम्भ 
नहीं हुआ - ठेकेदारों के जरिये रखें मजदूरों के बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता | तब 
तक 'मैनेजमेन्ट मुर्दाबाद' और 'यूनियन जिन्दाबाद' के नारे लगा रहे मजदूरों ने यूनियन 
मुर्दाबाद' के नारे लगाये | ऐसे में रात % बजे कम्पनी ने शनिवार को साप्ताहिक अवकाश 
की घोषणा की | काफी मजदूर पूरी रात फैक्ट्री में रहे | ए-शिफ्ट मजदूरों वाली बसों के 
नहीं पहुँचने और 50-200 पुलिसवालों के फैक्ट्री में आनें के बाद शनिवार को ५ बजे 
मजदूर फैक्ट्री से निकले | काँप गई कम्पनी ने कोई नोटिस नहीं लगाया । हिल गई कम्पनी 
ने खुल कर किसी मजदूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की सिवाय एक स्थाई मजदूर को 
भड़कानें के नाम पर निलम्बित करने के | ठेकेदारों के जरिये रखे 770 मजदूरों की सूची 
बनने तथा गुपचुप एक-एक करके निकालने की चर्चा... जब हजारों मजदूर एकत्र थे तब 
कई बार यह बात उठी थी कि दिसम्बर 2004 में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी तब ठेकेदार 
के जरिये रखे जो 5मजदूर आगे हो कर बोल रहे थे उन्हें समझौता वार्ता के लिये कम्पनी 
गाड़ी में बैठा कर ले गई थी पर फिर उन मजदूरों का कुछ पता नहीं चला इसलिये इस 
बार जो आगे आ कर बोल रहे हैं उनको बचाने के लिये चौकस रहना.....'' 


जुलाई-आरम्भ में एक दिन शिफ्ट आरम्भ होने पर काम करने लगने की बजाय मजदूर 
फैक्ट्री में घूमने लगे |आठ घण्टे घूमते रहे | प्रबन्धकों ने कार्य आरम्भ करने को कहा पर 
किसी मजदूर ने ऐसा नहीं किया | अगले दिन भी मजदूरों ने यह दोहराया | यूनियन ने 
मजदूरों से काम आरम्भ करने का अनुरोध बार-बार किया | मजदूरों ने काम शुरू नहीं 
किया | कोई नारेबाजी नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई हिंसा नहीं | मजदूरों ने किसी को 
भी नेता पेशनहीं किया | मजदूरों ने अपनी बातें बताने के लिये कम्प्युटर अथवा मोबाइल 
फोन का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सरकार ऐसे में कहने-बताने वाले का पता लगा 
सकती है | कागजों पर अपनी बातें लिख कर चिपकाई | हताश मैनेजमेन्ट ने यूनियन 
को चुनाव करवाने को कहा ताकि कोई तो हो जिससे सौदेबाजी की जा सके | मौन, 
(शान्त मजदूरोंने किसी को नहीं चुना | कम्पनी नेतनखाबढाई |सजदूरों नेकाम आरम्भ किया | 








